रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004 / 99 


REGD. NO . D . L.- 33004/99 


RU 


NADU 


MER 


WERS 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii) 
PART II — Section 3 – Sub - section (ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , मंगलवार , फरवरी 27 , 2018 / फाल्गुन 8 , 1939 
NEW DELHI , TUESDAY, FEBRUARY 27 , 2018/ PHALGUNA 8 , 1939 


सं . 723] 


No. 7231 


NEW DEL 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 27 फरवरी, 2018 
का . आ . 820 ( अ) – केन्द्रीय सरकार ने , राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 
उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 3 क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और 
राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का आ०.2153 ( अ ) तारीख 7 जुलाई 2017 जो भारत के राजपत्र, असाधारण , भाग II 
खण्ड 3, उपखण्ड (ii ) में प्रकाशित की गई थी , द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के इलाहाबाद जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 96 / 330 
के कि . मी . 100 + 800 से कि . मी . 135 + 230 तक के भूखण्ड के निर्माण ( चौड़ीकरण / चार लेन का बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन 
और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय 
की घोषणा की थी । 

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3 क की उप - धारा (3) के अधीन तारीख 15 जुलाई, 2017 
को " दैनिक जागरण " और " दि टाईम्स ऑफ इण्डिया " दोनों में प्रकाशित किया गया था । 

और सक्षम प्राधिकारी को किसी व्यक्ति से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए हैं । 

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3 घ की उप - धारा (1 ) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार को अपनी 
रिपोर्ट दे दी है । 

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3 घ की 
उप - धारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त 
प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए । 

और अब, केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 3 घ की उप - धारा (2 ) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस 
अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त हो कर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय 
सरकार में निहित हो जाएगी । 


1087 GI/ 2018 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (ii)] 


अनुसुची 


उत्तर प्रदेश राज्य के इलाहाबाद जिले में फैजाबाद इलाहाबाद सड़क ( राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 96 / 330 ) के कि . मी . 
100 + 800 से 135 + 230 तक के भूखण्ड के निर्माण ( चौड़ीकरण / चार लेन का बनाने आदि ) हेतु अर्जित की जाने वाली 

संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण । 


क्रम | जिला | तालुक गाँव सर्वेक्षण भूमि 
संख्या का नाम | का नाम का नाम / संख्या | का प्रकार | 


भूमि की प्रकृति 


भूमि का क्षेत्रफल ___ भूस्वामी / हितबद्ध व्यक्ति का नाम 
हेक्टेयर वर्गमीटर 

में में 


2 3 
इलाहाबाद सोरॉव 


1 


448 मी 


451 


4 
मऊआइमा - 448 क 

| निजी 

___ कृषि भूमि 
448 ख निजी कृषि भूमि 
448 ग निजी कृषि भूमि 
448 ड निजी कृषि भूमि 

- 0. 2540 2540 भाईलाल पुत्र सत्तन 
निजी कृषि भूमि 
448 घ निजी कृषि भूमि 
448 मीच निजी कृषि भूमि 
निजी __ कृषि भूमि 0.2190 2190 मो . फारूक पुत्र मो . हारून, मो . अयूब पुत्र 

मो. हारून, मो . फयूम पुत्र मो . हारून, 
श्रीमती आयशा पत्नी फजरूल रहमान , 
श्रीमती आशिरा खातून पत्नी इमातियाज 
अहमद, रसीद अमद पुत्र फजरूल रहमान , 
शाहिद अहमद पुत्र फजरूल रहमान, 

आसिफ अहमद पुत्र फजरूल रहमान 
___ 452 निजी कृषि भूमि 0. 0630 630 बशीर उद्दीन पुत्र मुनीर उद्दीन 
453 क निजी कृषि भूमि + परती 0. 0610 610 मोतीलाल पुत्र कडेदीन 
453 ख सरकारी कृषि भूमि + नवीन 0.0620 620 ( सरकारी) श्रीमती सईदुन नीशा पुत्री 
परती 

अब्दुल्ला 
455 - सरकारी । अकृषि + ऊसर 0. 0060 |___ 60 सरकारी (ऊसर ) 
456 सरकारी तालाब 0. 0120 | 120 सरकारी तालाब 
निजी कृषि भूमि | 0. 0230 230 मंगरू पुत्र बैजनाथ, श्रीमती फूलकली पत्नी 

मंगरू चमार 
458 क निजी कृषि भूमि 
458 ख । निजी कषि भूमि 0. 0510 510 श्रीमती फूलकली पत्नी मंगरू चमार 
निजी कृषि भूमि | 0. 0130 130 भाईलाल पुत्र छोटेलाल श्रीमती धनपत्ती 

देवी पत्नी स्व० छोटेलाल 
निजी कृषि भूमि | 0 .0750 750 अमीर फैसल पुत्र अब्दुल बारी, मो० सादाव , 

मो० युसुफ , मो० अमीन, मो० जावेद , मो० 

सोरब पुत्र अब्दुल बारी 
466 सरकारी नाला | 0. 0370 370 |( सरकारी ) 
467 निजी कृषि भूमि 0. 0720 720 रामसुन्दर पुत्र बैजनाथ , रामकिशोर पुत्र 

बैजनाथ, गिरजाशंकर पुत्र रामदुलार 
468 निजी । कृषि भूमि 0.1515 , 1515 भाईलाल पुत्र सत्तन 
469 सरकारी 

ऊसर 0.0870 870 ( सरकारी ) 
470 सरकारी नाली 0.0130 130 ( सरकारी ) 
निजी कृषि भूमि 

0. 1550 1550 ज्ञानचंद्र पुत्र महाराज, श्रीमती मालती पत्नी 

ज्ञानचंद्र 
477 ( मी ) । निजी कृषि भूमि 0.1164 1164 छेदीलाल पुत्र ईश्वरदीन, उर्मिला पत्नी 

छेदीलाल कुर्मी 


457 


459 


465 


471 


[ TT II - QU5 3(ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


क्रम जिला | तालुक 

| सर्वेक्षण भूमि - भूमि की प्रकृति 
संख्या का नाम का नाम का नाम संख्या का प्रकार 


भूस्वामी / हितबद्ध व्यक्ति का नाम 


भूमि का क्षेत्रफल 
हेक्टेयर वर्गमीटर 


1 


2 


3 


1351 


सरकारी 


बंजर 


424 


सरकारी 


रेलवे 


0.8837 8837 (TPCTT) 
0 .66906690 Cmet acad) 
3.0236 30236 


कुल 


[ 9T.Rİ. 57 .57 .– 12014 / 13 / 2016 / 4.4 . / 114 - 11918.)] 

राजेश गुप्ता, उप सचिव 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 


NOTIFICATION 


New Delhi, Dated 27th February , 2018 
S . O . 820 ( E ) — Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and 
Highways number S . O . 2153( E ), dated the 07 /07 /2017 , published in the Gazette of India , Extraordinary Part- II, Section 
3, Sub -section ( ii ) and issued under sub -section ( 1) of Section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956 ) 
(hereinafter referred to as the said act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the 
Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning etc .), maintenance , management and 
operation of NH - 96 /330 in the section from Km . 100 + 800 to Km . 135 + 230 in District of Allahabad in the state of Uttar 
Pradesh . 


And whereas the substance of the said notification has been published in Dainik Jagran and The Times of 
India , both dated the 15 / 07 / 2017 under sub - section ( 3 ) of Section 3A of the said Act; 


And whereas no objections have been received from any person by the competent authority ; 

And whereas, in pursuance of sub -section (1) of Section 3D of the said Act, the competent authority has 
submitted its report to the Central Government. 

Now , therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers 
conferred by sub -section (1 ) of Section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land 
specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose ; 

And further, in pursuance of sub -section (2 ) of Section 3D of the said Act, the Central Government hereby 
declares that on publication of this notification in the Official Gazette , the land specified in the said Schedule shall vest 
absolutely in the CentralGovernment, free from all encumbrances. 

SCHEDULE 
Brief description of the land to be acquired with or without structure falling within the stretch of land for 
Widening/four laning etc. from Km . 100 + 800 to Km . 135 + 230 of Faizabad - Allahabad Road (N . H - 96 /330 ) in District 

Allahabad in the state of Uttar Pradesh 


Land Owner 


Sr. Name of the Name of Name of Survey 
No | District the the Village | No. 

Taluk 


Type of 
Land 


Area of Land 


Nature 
of land 


In 


In Hect. 


Sa . 


Met. 


Allahabad 


Sorao 


Mauaima 


448 k 


Private 


Agriculture 

Land 


448 kh 


Private 


Agriculture 

Land 


448 g 


Private 


Agriculture 

Land 


448 d | 


Private 


Agriculture 

1e 


0. 2540 


2540 Bhailal s/o Sattan 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC. 3 (ii)] 


Sr. 


Area of Land 


Land Owner 


Name of the Name of Name of 
District the the Village 

Taluk 


Survey Type of 
No. | Land 


Nature 
of land 


In 
In Hect. 

Met . 
8 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


9 


448 mi 


Private 


Agriculture 

Land 


448 gh 


Private 


Agriculture 

Land 


| Private 


448 
mich 


Agriculture 

Land 


451 


Private 


0 .2190 


Agriculture 

Land 


2190 Mohd. Faruk s /o Mohd . Harun . 

Mo. Ayub s /o Mohd. Harun . Mohd. 
Fayub s/o Mohd. Harun Shrimati 
AayshaWife of Fajrul Rahiman , 
Shrimati Aashira Khatun Wife of 
Imatiyaj Ahamad , Rasid Ahamad 
s/o Fajrul Rahaman , shahid ahmad 
s /o Fajrul Rahman , Asif Ahmad s/o 
Fajrul Rahman 


452 


Private 


| Agriculture | 0 .0630 

Land 


630 


Basher Uddin s /o MunirUddin 


453 k 


Private 


610 Motilal s/o Kadedin 


| Agriculture | 0 . 0610 

Land 


453 kh 


Govt 
Land 


455 


Govt. 


456 


Govt. 


Agriculture | 0.0620 620 Government Srima to Saiuddin Nisha 
Land + Parti 

d /o Abdulla 
Non 0 .006060 (Govt) Usar 
Agriculture 

Usar 

Tank 0.0120 120 Govt Pond 
Agriculture | 0 .0230 230 Magarus /o Biajnath Srimati 
Land 

Fulkali Wife of Mangaru Chamar 
Agriculture | 0 . 0510 | 510 SrimatiFulkaliWife of Mangaru 

Chamar 
Agriculture 


457 


Private 


458 K 


Private 


458 Kh 


Private 


459 


Private 


0 .0130 


130 


Agriculture 

Land 


Bhailal s/o 
Dhanpattidevi 
Chhotelal 


Chotelal Srimati 
Wife of Late 


465 Private 

0 .0750 750 Amir Faisal s /o Abdul Bari, 
Agriculture 

Mo. Sadab , Mo. Yisuf, Mo.Amin , 
Land 

Jawed ,Mo. Sorab s/o Abdul Bari 
466 Govt . Nala | 0.0370 370 Government 
Private | Agriculture 0 .0720 720 Ramsundar s/o Baijnath , Ramkishor 
Land 

s/ o Bijanath , Girjashankar 

s /oRamdular 
468 Private Agriculture 0.1515 1515 Bhailal s/o Sattan 

Land 
469 Govt Usar 0 .0870 870 Government 
470 Govt Drain 0 .0130 130 Government 
471 | Private | Agriculture | 0 . 1550 | 1550 Dhyanchandrs/o Maharaj Srimati 
Land 

Malti Wife of Gyanchandra 
477 Mi Private Agriculture 0. 1164 1164 Chedilal s/o Ishwardin , UrmilaWife 
Land 

of Chedildl Kurmi 


[ HTT II - 005 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Land Owner 


Survey 
No. 


Sr. Name of the Name of Name of 
District the the Village 

Taluk 


Type of 
Land 


Area of Land 


Nature 
of land 


No . 


In 
In Hect. 

Met . 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


Govt, 
Land 


Agriculture | 0 .8837 | 8837 Government 

Barran 


424 | Govt, 


0 .6690 


6690 Government (Rly ) 


Rly 


Total 


3.0236 30236 


[F . No. NH - 12014 /13/2016 /UP /Zone - I (Pt.)] 

RAJESH GUPTA , Dy Secy . 


RAKESH 
SUKUL 


Digitally signed by RAKESH 
SUKUL 
Date : 2018.03.01 13:06:26 
+ 05 30 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road ,Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054. 


